रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


comma 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1792 ] 
No. 1792] 


नई दिल्ली , सोमवार , अगस्त 24 , 2015 / भाद्र 2 , 1937 
NEW DELHI , MONDAY, AUGUST 24, 2015/ BHADRA 2, 1937 


रसायन और उर्वरक मंत्रालय 

( औषध विभाग ) 
( राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ) 

आदेश 

नई दिल्ली , 24 अगस्त, 2015 
का . आ . 2300 ( अ). — राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने औषध विभाग द्वारा का . आ . 1806 ( अ ) दिनांक 10. 07. 2014 के 
डिक्लोफेनेक सोडियम 75 मिग्रा. ( सुपरस्पास - एक्यू ) इंजेक्शन विनिर्मितियों के सम्बन्ध में पत्र सं. 31015/ 45 /2014-पीआई-I 
दिनांक 14. 07. 2015 पर दिये गये आदेश, जो कि मैसर्स सीगुल फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर की गई रिव्यू एप्लीकेशन 
के संदर्भ में अंकित निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु पुनर्विलोकन आदेश पारित किया गया । 
इसलिए, उपर्युक्त मूल्य निर्धारण के संबंध में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण , भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 
जारी का . आ . 1394 ( अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण ) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, के आदेश 
का . आ . 1806 ( अ) दिनांक 10 जुलाई, 2014 को अधिक्रमण करते हुए , नीचे की सारणी के स्तंभ (5 ) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त 
सारणी के स्तंभ ( 3) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और इकाई ( यूनिट ) सहित उस सारणी के स्तंभ ( 2) में की 

नोटेक रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स सीगुल फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड निर्मित और विपणन 
विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों क्रमशः में से प्रत्येक की , स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत 
करती है । 

सारणी 


क्र . विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


इकाई 


खुदरा मूल्य 


1 


2 


प्रत्येक मिलि में 
डिक्लोफेनेक सोडियम - 75मिग्रा. 
बेन्जॉयल एल्कोहल - 4 % डब्ल्यू / वी 
(प्रेसरवेटिव के समान) । 


1 मिलि 


डिक्लोफेनेक सोडियम + 
इंजेक्श्न ( सुपरस्पास -ए. क्यू ) 


14. 30 


3610 GI/ 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3 (ii )] 


नोट : 
( क) विर्निमाता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो " नई ड्रग” डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी 

के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे । 
( ख ) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह 

देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं । 
औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) 
में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें । निर्माता औषध ( मूल्य 

नियंत्रण ) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2 ) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें । 
( घ ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता 

से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश, 
2013 के पैराग्राफ २ (u) के अनुसार औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से 
एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा । 
उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत ( खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता /विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध ( मूल्य 
नियंत्रण ) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण / संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा 
निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों / नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय / राज्य 
लाइसेंसिंग ऑथिरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता /विपणन कम्पनियां 
जो अनुपालन करती हैं । 
विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ 
अधिनियम , 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए 
दायी होंगे । 
इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ ( 2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत 
होने के परिणामस्वरूप , आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं , स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे । 
[ कां. सं./ 156 / 24 / 2015 / वि / फा . सं. 8(24) / 2015 / डीपी / एनपीपीए. - डिवी.- II ] 

राकेश कक्कड, उप निदेशक 
MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS 

(Department of Pharmaceuticals ) 
NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY 

ORDER 

New Delhi, the 24th August, 2015 
S . O . 2300 ( E ). — In implementation of directions given in review order passed by the Departmentof Pharmaceuticals 
on 14 .07 . 2015 vide letter No . 31015 / 45 / 2014 / PI.I on review application filed by M /s . Seagull Pharmaceuticals Pvt. Ltd . in 
respect of S . O . 1806 ( E ) dated 10 .07 .2014 regarding fixation of Retail Price of Diclofenac Sodium 75mg (Superspas- AQ ) 
Injection under DPCO , 2013 . 
Therefore , in exercise of the powers , conferred by paragraphs 5 , 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 , read 
with S . O . 1394( E ) dated the 30 .05 . 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, and 
in supersession of the above Order i.e. S. O . 1806( E), dated 10.07.2014, the Government of India inthe Ministry of Chemicals 
and Fertilizers, National Pharmaceutical Pricing Authority (hereby referred as the NPPA ), hereby fixes, the price as specified 
in column (5 ) of the table hereto annexed as the retail price , exclusive of local taxes, if any , in relation to the formulation 
specified in the corresponding entry in column ( 2 ) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the 
corresponding entries in columns (3 ) and (4 ) thereof; manufactured and marketed by M /s. Nuclotec Remedies Pvt. Ltd . 
and M /s. Seagull Pharmaceuticals Pvt. Ltd . respectively. 

TABLE 
Sl. Name of the Scheduled 

Strength 

Unit 

Retail Price 
No . Formulation 

( Rs.) 
(1 ) ( 2 ) __ ( 3 ) 

( 5 ) 
Each ml contains: 
Diclofenac Sodium Diclofenac Sodium - 75mg 

1 ml 

14. 30 
Injection 

Benzyl Alcohol - 4 % w /v 
( Superspas - AQ) 

( as preservative ) 


[ भाग II — खंड 3( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Note : 
( a ) The manufacturer of abovementioned formulation i.e . “ new drug ” under paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 shall fix 

the retail price as specified in column (5 ) of the table hereinabove . 
The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail 
price mentioned in the column (5 ) of the abovesaid table. 
The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in 
accordance with the retail price specified in column (5 ) of the above table as per provisions contained in paragraph 
11 of the DPCO , 2013 . The manufacturer shall issue a price list in Form - V as per the paragraph 24 (2 ) of the DPCO , 
2013 . 
Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above 
table , launches a new drug as per paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 then he shall apply for prior price approval of 
such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule - II of the DPCO , 2013 . 
The abovementioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above 
i.e. who has applied for the same by submitting Form - I for price fixation / revision as stipulated under DPCO , 2013 
and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant 
statutes/rules, includingmanufacturing license permission from the Competent Authority i.e . the Central/State 

Licensing Authority , as may be applicable,by the concerned manufacturers /marketing companies. 
(1) In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified 

hereinabove , then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged 
amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO , 2013 read with the Essential Commodities 

Act, 1955 . 
( g ) Consequent to the issue ofretail price of the aforesaid formulation as specified in column (2 ) of the abovementioned 

table in this notification , the price order(s ) if any, issued for concerned manufacturer/marketer prior to the abovesaid 
date of notification , stand superseded . 

[ PN/156/24/ 2015/ F/ ENo . 8 (24 )/ 2015/ D . P / NPPA- Div.- II ] 

RAKESH KAKKAR , Dy. Director 
आदेश 

नई दिल्ली, 24 अगस्त , 2015 
का. आ . 2301 ( अ). — राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने औषध विभाग द्वारा का . आ . 3151 ( अ) दिनांक 10.12.2014 के 
इलाप्राजोल 10मिग्रा. + डोमपेरीडॉन 30मिग्रा कैपसूल ( चेकसिड डी एस आर) विनिर्मितियों के सम्बन्ध में पत्र सं. 31015/4/2014-पीआई-I 
दिनांक 14.05 .2015 पर दिये गये आदेश, जो कि मैसर्स एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर की गई रिव्यू एप्लीकेशन 
के संदर्भ में अंकित निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु पुनर्विलोकन आदेश पारित किया गया । 
इसलिए, उपर्युक्त मूल्य निर्धारण के संबंध में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 
जारी का. आ . 1394( अ ) तारीख 30 मई , 2013 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण ) आदेश , 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय , राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण , के आदेश 
का . आ . 3151 ( अ) दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 को अधिक्रमण करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त 
सारणी के स्तंभ ( 3 ) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और इकाई ( यूनिट ) सहित उस सारणी के स्तंभ (2 ) में की 
तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स एऑन फार्मुलेशन्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड निर्मित और विपणन 
विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों क्रमशः में से प्रत्येक की , स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत 
करती है । 

सारणी 


क्र . 


अनुसूचित विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


इकाई 


खुदरा मूल्य 


8. 84 


इलाप्राजोल + डोमपेरिडोन 
कैपसूल 
( चेकसिड डी एस आर) 


प्रत्येक हार्ड जिलेटिन कैपसूल में 
इलाप्राजोल-10मिग्रा. 

1 कैपसूल 
( एन्ट्रिक लिपित गोली के समान ) 
डोमपेरिडोन- 30मिग्रा. 
(फिल्म लिपित सस्टेंड रिलीज गोली के समान ). 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — Sec . 3 ( ii )] 


[ भाग II _ खंड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3 (ii )] 


नोट : 
( क ) विर्निमाता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो " नई ड्रग” डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी 

के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे । 
( ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह 

देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं । 
औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ ( 5 ) 
में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें ।निर्माता औषध (मूल्य 
नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें । 
उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता 
से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश , 
2013 के पैराग्राफ २(u) के अनुसार औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से 

एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा । 
( ड.) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत ( खुदरा मूल्य ) केवल उपर्युक्त निर्माता / विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध ( मूल्य 

नियंत्रण) आदेश , 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण / संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा 
निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों / नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय / राज्य 
लाइसेंसिंग ऑथिरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता / विपणन कम्पनियां 

जो अनुपालन करती हैं | 
___ उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन / आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 

के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई 
निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत कराएगा । इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों 
के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छ: महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर 
एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा । 
विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ 
अधिनियम , 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए 

दायी होंगे । 
( ज ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ ( 2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत 
होने के परिणामस्वरूप , आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे । 
[ कां . सं./ 156 / 24 / 2015 / वि / फा . सं. 8(24 )/ 2015 / डीपी / एनपीपीए. -डिवी.-II ] 

राकेश कक्कड, उप -निदेशक 


ORDER 

New Delhi, the 24th August, 2015 
S . 0 . 2301( E). — Inimplementation of directions given inreview order passed by the Department of Pharmaceuticals 
on 14 .05 .2015 vide letter No. 31015 /4 / 2014 /PI.I on review application filed by M /s. Aristo Pharmaceuticals Pvt. Ltd ., in 
respect of S . O. 3151( E) dated 10.12.2014 regarding fixation of Retail Price of llprazole 10mg + Domperidone 30mg . 
(Chekcid - D SR ) capsule under DPCO , 2013 . 
Therefore, in exercise of the powers, conferred by paragraphs 5 , 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order , 2013 , read 
with S .O . 1394 (E ) dated the 30 .05 .2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers , and 
in supersession of the above Order i.e. S .O . 3151( E ), dated 10 .12 .2014 , theGovernmentof India in theMinistry of Chemicals 
and Fertilizers ,National Pharmaceutical Pricing Authority (herein referred as the NPPA ), hereby fixes, the price as specified 
in column (5 ) of the table hereto annexed as the retail price , exclusive of local taxes, if any, in relation to the formulation 
specified in the corresponding entry in column (2 ) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the 
corresponding entries in columns (3 ) and (4 ) thereof;manufactured and marketed by M /s .Aeon formulations Pvt. Ltd . and 
M /s. Aristo Pharmaceuticals Pvt. Ltd. respectively. 


[ TT II — OS 3( ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


TABLE 


Strength 


Unit 


Si. 
No. 
(1) 


Retail Price 


Name of the Scheduled 
Formulation 
(2) 


Retail Price 

(Rs.) 


(3) 


1 Capsule 


8.84 


llaprazole + Domperidone 
Capsule 
(Chekcid -D SR ) 


Each hard gelatin capsule contains: 
llaprazole 10mg. (as enteric 
coated tablet) 
Domperidone 30mg. (as film coated 
sustained release tablet) 


Note : 


(a ) 


(b ) 


The manufacturer of abovementioned formulation i.e. “ new drug ” under paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 shall fix 
the retail price as specified in column (5 ) of the table hereinabove. 
The manufacturermay add local taxes only if they have paid actually or it is payable to theGovernment on the retail 
price mentioned in the column (5 ) of the abovesaid table . 
The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in 
accordance with the retail price specified in column (5 ) of the above table as per provisions contained in paragraph 
11 of the DPCO , 2013 . Themanufacturer shall issue a price list in Form - V as per the paragraph 24 (2 ) of the DPCO , 
2013 . 
Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength orboth as specified in the above 
table , launches a new drug as per paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 then he shall apply for prior price approval of 
such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule -II of the DPCO , 2013. 
The abovementioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer asmentioned above 
i.e.who has applied for the same by submitting Form -I for price fixation /revision as stipulated under DPCO , 2013 
and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant 
statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State 
Licensing Authority , asmay be applicable , by the concerned manufacturers/marketing companies . 
The concerned manufacturer of abovesaid formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA , in respect of 
its production /import and sale in Form - III of schedule - II of the DPCO , 2013. Manufacturer, in case intending to 
discontinue abovesaid formulation then he shall furnish information to the NPPA , in respect of discontinuation of 
the production and/ or import of abovesaid formulation in Form - IV of schedule- II of the DPCO , 2013 at least six 
months prior to the intended date of discontinuation . 
In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified 
hereinabove, then the concerned manufacturer /marketing company shall be liable to deposit the overcharged 
amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO , 2013 read with the Essential Commodities 
Act, 1955 . 
Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2 ) of the abovementioned 
table in this notification , the price order(s ) if any, issued for concerned manufacturer/marketer prior to the abovesaid 
date of notification , stand superseded . 

[PN / 156 /24 / 2015/F /F. No. 8( 24 )/2015/D .P./NPPA - Div.-II] 


RAKESH KAKKAR , Dy. Director 


आदेश 

ng facci , 24 317A , 2015 
CHT. 311. 2302 (31). — PETU NET Hot fagfru archPUT, Hea che ch PPH BI Bich Haldy GRI TRT 
11.311. 1394 (31) arta 30 H , 2013 The Tea Bine ( nha Agu ) 340 21 , 2013 TE 5 , 11 31 15 GRI YG 
का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय , राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप 
में एनपीपीए कहा जाता है ), नीचे की सारणी के स्तंभ (5 ) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3 ) में की क्रमशः तत्स्थानी 
प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और इकाई ( यूनिट ) सहित उस सारणी के स्तंभ ( 2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स एस्टम हेल्थकेयर 


का 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स एलकेम लेबोरेट्रीज लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों क्रमशः में से प्रत्येक की , स्थानीय 
कर , यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है । 

सारणी 


क्र . 


अनुसूचित विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


इकाई 


श 


खुदरा मूल्य 


1 


2 


3 


प्रत्येक अलिपित चबाने वाली गोली में 
एलबेन्डाजोल- 400 मिग्रा. | 
इवरमेक्टीन- 6 मिग्रा. 
( सस्टेन्ड रिलिज फॉर्म में ) 


1 गोली 


17.08 


एलबेन्डाजोल + इवरमेक्टीन 
गोलियां 
(एलबेकेम प्लस ) 


17. 08 


KOS 


नोट : 
( क ) विर्निमाता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो “ नई ड्रग” डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी 

के स्तंभ (5 ) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे । 
अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह 
देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं । 

औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश , 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ ( 5 ) 
में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें ।निर्माता औषध ( मूल्य 

नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें । 
( घ ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता 

से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश , 
2013 के पैराग्राफ २ (u) के अनुसार औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से 
एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा । 
उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत ( खुदरा मूल्य ) केवल उपर्युक्त निर्माता /विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध ( मूल्य 
नियंत्रण) आदेश , 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण / संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा 
निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों / नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय / राज्य 
लाइसेंसिंग ऑथिरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता / विपणन कम्पनियां 
जो अनुपालन करती हैं । 
उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन / आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण ) आदेश, 2013 
के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई 
निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत कराएगा । इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों 
के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छ: महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर 
एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा । 
विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ 
अधिनियम , 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए 

दायी होंगे । 
( ज ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत 
होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे । 
[ कां . सं. / 156 / 24 / 2015 / वि / फा . सं. 8 (24) / 2015 / डीपी / एनपीपीए. -डिवी.-II ] 

राकेश कक्कड़ , उप -निदेशक 


[ 417 II — 05 3 ( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ORDER 

New Delhi,the 24th August , 2015 
S .O . 2302 (E ). — In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5 , 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) 
Order, 2013, read with S .O . 1394 (E ) dated the 30th May , 2013 issued by theGovernmentof India in the Ministry of Chemicals 
and Fertilizers , the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA ) hereby fixes the price as 
specified in column (5 ) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to the 
formulation specified in the corresponding entry in column (2 ) of the said Table with the strength and unit specified 
respectively in the corresponding entries in columns ( 3 ) and (4 ) thereof; manufactured and marketed by M /s. Astam 
Healthcare Pvt. Ltd ., and M /s . Alkem Lab . Ltd ., respectively. 

TABLE 


Strength 


Unit 


Si. 
No. 
(1) 


Name of the Scheduled 
Formulation 

(2) 


Retail Price 

(Rs.) 


(5 ) 


Each uncoated chewable tablet contains: 
Albendazole 400mg 
Ivermectin 6mg 
(as sustained release form ) 


1 Tablet 


Albendazole + 
Ivermectin Tablet 
( Albekem Plus) 


17 .08 


Note : 
(a) 


The manufacturer of abovementioned formulation i.e.“ new drug” under paragraph 2(u ) ofthe DPCO , 2013 shall fix 
the retail price as specified in column (5 ) of the table hereinabove. 
The manufacturer may add local taxes only ifthey have paid actually or it is payable to the Government on the retail 
price mentioned in the column (5 ) of the abovesaid table . 
The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in 
accordance with the retail price specified in column (5 ) of the above table as per provisions contained in paragraph 
11 of the DPCO , 2013 . The manufacturer shall issue a price list in Form - V as per the paragraph 24 (2 ) of the DPCO , 
2013 . 
Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above 
table, launches a new drug as per paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 then he shall apply for prior price approval of 
such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule - II of the DPCO , 2013 . 
The abovementioned retail price is applicable only to the individual manufacturers /marketer as mentioned above 
i.e. who has applied for the sameby submitting Form - I for price fixation /revision as stipulated under DPCO , 2013 
and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant 
statutes/rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e . the Central/State 
Licensing Authority , as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies. 
The concerned manufacturer of abovesaid formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA , in respect of 
its production /import and sale in Form - III of schedule - II of the DPCO , 2013 .Manufacturer, in case intending to 
discontinue abovesaid formulation then he shall furnish information to the NPPA , in respect of discontinuation of 
the production and / or import of abovesaid formulation in Form - IV of schedule - II of the DPCO , 2013 at least six 
months prior to the intended date of discontinuation . 
In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified 
hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged 
amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO , 2013 read with the Essential Commodities 
Act, 1955 . 
Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2 ) of the abovementioned 
table in this notification , the price order (s ) if any, issued for concerned manufacturer/marketer prior to the abovesaid 
date of notification , stand superseded . 

[PN /156 /24 /2015/F /F . No . 8 (24 )/2015/D .P./NPPA -Div.- II ] 

RAKESH KAKKAR , Dy. Director 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3( ii )] 


आदेश 


नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2015 
का . आ . 2303 ( अ). - राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी 
का . आ . 1394( अ) तारीख 30 मई , 2013 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण ) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप 
में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3 ) में की क्रमशः तत्स्थानी 
प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और इकाई ( यूनिट ) सहित उस सारणी के स्तंभ (2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स एपेक्स लैबोरेट्रीज 
प्राइवेट लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों में से प्रत्येक की , स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोडकर अ 
मूल्य के रूप में नियत करती है । 

सारणी 


क्र . 


अनुसूचित विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


इकाई 


खुदरा मूल्य 


1 


2 


5 


प्रत्येक ग्राम में 


क्लोट्रिमाजोल क्रीम 


1 ग्राम 


2.82 


2. 82 


क्लोट्रिमाजोल- 1 % डब्ल्यू डब्ल्यू 
( बायोपोलिमर- पॉली.बीटा-(1,4 ) 
2- एमिनो-2-डीआक्सी. डी.ग्लूकोज ) 
सामग्री क्रीम बेस में 


नोट : 
( क) विर्निमाता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो " नई ड्रग” डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी 

के स्तंभ (5 ) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे । 
अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह 
देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं | 
औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) 
में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें ।निर्माता औषध ( मूल्य 
नियंत्रण) आदेश , 2013 के पैराग्राफ 24( 2 ) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें । 
उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता 
से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश , 
2013 के पैराग्राफ २(u) के अनुसार औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से 

एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा । 
( ड.) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत ( खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता /विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध ( मूल्य 

नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण / संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा 
निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों / नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय / राज्य 
लाइसेसिंग ऑथिरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता / विपणन कम्पनियां 
जो अनुपालन करती हैं । 
उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन / आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 
के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई 
निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत कराएगा । इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों 
के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छ : महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर 
एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा । 
विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ 

म , 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए 
दायी होंगे । 


[ TT II — 05 3( ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


( ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत 
होने के परिणामस्वरूप , आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे । 

[ TDİ. ./ 156 / 24 / 2015 / a /41. F . 8 (24 ) / 2015 / 09 / 199915 .- .-II] 


राकेश कक्कड, उप निदेशक 


ORDER 

New Delhi, the 24th August, 2015 
S .O . 2303( E ). — In exercise of the powers , conferred by paragraphs 5 , 11 and 15 of the Drugs ( Prices Control) 
Order, 2013, read with S .O . 1394 (E ) dated the 30th May , 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals 
and Fertilizers , the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA ) hereby fixes the price as 
specified in column (5 ) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to the 
formulation specified in the corresponding entry in column (2 ) of the said Table with the strength and unit specified 
respectively in the corresponding entries in columns ( 3) and (4 ) thereof;manufactured as well as marketed by M /s. Apex 
laboratories Pvt. Ltd . 

TABLE 


Si. 
No. 


Unit 


Name of the Scheduled 
Formulation 


Strength 


Retail Price 

(Rs.) 


(1) 


(2) 


(5 ) 


1. 


Clotrimazole Cream 


Each gm contains : 
Clotrimazole 1 % w /w 
In a cream base containing Biopolymer 
(Poly - B -( 1,4 )-2 -amino - 2-deoxy - D -glucose ) 


1Gm 


2 .82 


Note : 


(a ) 


(b ) 


(e ) 


The manufacturer of abovementioned formulation i. e. “new drug” under paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 shall fix 
the retail price as specified in column (5 ) of the table hereinabove. 
The manufacturer may add localtaxes only if they have paid actually or it is payable to theGovernment on the retail 
price mentioned in the column (5 ) of the abovesaid table . 
The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in 
accordance with the retail price specified in column (5 ) of the above table as per provisions contained in paragraph 
11 of the DPCO , 2013 . The manufacturer shall issue a price list in Form - V as per the paragraph 24 ( 2 ) of the DPCO , 
2013 . 
Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above 
table , launches a new drug as per paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 then he shall apply for prior price approval of 
such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule- II of the DPCO , 2013 . 
The abovementioned retail price is applicable only to the individualmanufacturers/marketer as mentioned above 
i.e.who has applied for the same by submitting Form -I for price fixation /revision as stipulated under DPCO , 2013 
and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant 
statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e . the Central/State 
Licensing Authority , as may be applicable , by the concerned manufacturers/marketing companies. 
The concerned manufacturer of abovesaid formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of 
its production / import and sale in Form - III of schedule- II of the DPCO , 2013 . Manufacturer, in case intending to 
discontinue abovesaid formulation then he shall furnish information to the NPPA , in respect of discontinuation of 
the production and/or import of abovesaid formulation in Form -IV of schedule - II of the DPCO , 2013 at least six 
months prior to the intended date of discontinuation . 
In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified 
hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged 
amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO , 2013 read with the Essential Commodities 
Act, 1955. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II _ SEC. 3 ( ii)] 
( h) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2 ) of the abovementioned 

table in this notification ,the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer /marketer prior to the abovesaid 
date of notification , stand superseded . 

[PN/ 156/24/2015/ F/ E. No. 8( 24)/ 2015/ D. P/ NPPA- Div.- II ] 

RAKESH KAKKAR , Dy. Director 
आदेश 

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2015 
का . आ . 2304 ( अ). — राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण , भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी 
का . आ . 1394( अ ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप 
में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ ( 3) मे की क्रमशः तत्स्थानी 
प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और इकाई ( यूनिट ) सहित उस सारणी के स्तंभ ( 2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स जी . एस . फार्मब्यूटर 
प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स विन मेडीकेयर प्राइवेट लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों क्रमश: में से प्रत्येक की , स्थानीय 
कर , यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है । 

सारणी 


अनुसूचित विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


इकाई 


क्र . 
सं . 


खुदरा मूल्य 


1 


2 


3 


प्रत्येक डिलेयेड रिलीज गोली में : 
मेसालअमीन 1200 मिग्रा 


1 गोली 


19 .12 


मेसालामाइन डिलेयेड रिलीज 
गोलियां 


1 ) 


नोट : 
( क) विर्निमाता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो “ नई ड्रग” डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी 

के स्तंभ (5 ) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे । 
( ख ) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह 

देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं । 

औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ ( 5 ) 
में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें । निर्माता औषध ( मूल्य 
नियंत्रण ) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें । 
उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता 
से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश, 
2013 के पैराग्राफ २(u) के अनुसार औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से 
एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा । 
उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत ( खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता /विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध ( मूल्य 
नियंत्रण ) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण / संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा 
निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों / नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय / राज्य 
लाइसेसिंग ऑथिरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता / विपणन कम्पनियां 
जो अनुपालन करती हैं । 
उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन / आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 
के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई 
निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत कराएगा । इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों 
के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छ: महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर 
एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा । 


[ 471 II — 05 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( छ ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ 

अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए 
दायी होंगे । 
इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ ( 2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत 
होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे । 
[CAT. Fİ./ 156 / 24 / 2015 / fa /41. fi. 8(24)/2015 / 10 / =141475.- f3d).-II] 

राकेश कक्कड, उप -निदेशक 
ORDER 

New Delhi , the 24th August, 2015 
S .O . 2304 ( E ). — In exercise of the powers , conferred by paragraphs 5 , 11 and 15 of the Drugs ( Prices Control) 
Order, 2013, read with S.O . 1394(E ) dated the 30th May , 2013 issued by theGovernment of India in the Ministry of Chemicals 
and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA ) hereby fixes the price as 
specified in column (5 ) of the table hereto annexed as the retail price , exclusive of local taxes, if any in relation to the 
formulation specified in the corresponding entry in column (2 ) of the said Table with the strength and unit specified 
respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4 ) thereof;manufactured and marketed by M /s. G .S . Pharmbutor 
Pvt. Ltd ., and M / s.Win Medicare Pvt. Ltd ., respectively. 

TABLE 


Strength 


Unit 


Sl. 
No. 


Name of the Scheduled 
Formulation 


Retail Price 

(Rs.) 


(1) 


(2) 


(3) 


(5 ) 


Each Delayed Release tablet contains: 
Mesalamine 1200mg 


1. 


1 Tablet 


19 . 12 


Mesalamine Delayed 
Release tablet 


Note : 
(a) 


(b ) 


(e ) 


Themanufacturer of abovementioned formulation i.e. “ new drug” under paragraph 2 ( u ) of the DPCO , 2013 shall fix 
the retail price as specified in column (5 ) of the table hereinabove. 
The manufacturermay add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail 
price mentioned in the column (5 ) of the abovesaid table. 
The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in 
accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 
11 of the DPCO , 2013 . Themanufacturer shall issue a price list in Form - V as per the paragraph 24 (2 ) of the DPCO , 
2013. 
Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above 
table , launches a new drug as per paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 then he shall apply for prior price approval of 
such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule- II of the DPCO , 2013 . 
The abovementioned retail price is applicable only to the individualmanufacturers/marketer asmentioned above 
i.e. who has applied for the same by submitting Form - I for price fixation / revision as stipulated under DPCO , 2013 
and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant 
statutes/rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/ State 
Licensing Authority, as may be applicable ,by the concerned manufacturers/marketing companies. 
The concerned manufacturer of abovesaid formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA , in respect of 
its production /import and sale in Form - III of schedule- II of the DPCO , 2013 . Manufacturer, in case intending to 
discontinue abovesaid formulation then he shall furnish information to the NPPA , in respect of discontinuation of 
the production and /or import of abovesaid formulation in Form - IV of schedule- II of the DPCO , 2013 at least six 
months prior to the intended date of discontinuation . 
In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instantprice notification and notes specified 
hereinabove, then the concerned manufacturer /marketing company shall be liable to deposit the overcharged 
amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO , 2013 read with the Essential Commodities 
Act, 1955. 


( f) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II _ SEC. 3 ( ii)] 
( h) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2 ) of the abovementioned 

table in this notification ,the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer /marketer prior to the abovesaid 
date of notification , stand superseded . 

[PN/ 156/24/2015/ F/ E. No. 8( 24)/ 2015/ D. P/ NPPA- Div.- II ] 

RAKESH KAKKAR , Dy. Director 
आदेश 

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2015 
का . आ . 2305 ( अ). — राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण , भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी 
का . आ . 1394( अ ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप 
में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5 ) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3 ) में की क्रमशः तत्स्थानी 
प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और इकाई ( युनिट ) सहित उस सारणी के स्तंभ ( 2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स कोरटेन 

लिमिटेड और मैसर्स न्योन लैबोरेट्रीज लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों क्रमशः में से प्रत्येक 
की , स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है । 


सारणी 


क्र . 


अनुसूचित विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


इकाई 


खुदरा मूल्य 


सं . 


1 


2 


2.10 


प्रत्येक मिलि में : 
1. पेरासिटामोल इन्फयूजन पेरासिटामोल 10 मिग्रा 

1 मिलि 
( 100मिग्रा./ मिलि ) 
नोट : 
(क ) विनिमाता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो “ नई ड्रग ” डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी 

के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे । 
( ख ) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह 

देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं । 

औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश , 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ ( 5 ) 
में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें । निर्माता औषध ( मूल्य 
नियंत्रण ) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें । 
उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता 
से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश, 
2013 के पैराग्राफ २(u) के अनुसार औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से 
एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा । 
उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत ( खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता /विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध ( मूल्य 
नियंत्रण ) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण / संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा 
निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों / नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय / राज्य 
लाइसेसिंग ऑथिरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता / विपणन कम्पनियां 
जो अनुपालन करती हैं । 
उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन / आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 
के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई 
निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत कराएगा । इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों 
के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छ: महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर 
एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा । 


[ 471 II — 05 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( छ ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ 

अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए 
दायी होंगे । 
इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ ( 2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत 
होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे । 
[C.T. Fİ./ 156 / 24 / 2015 / fa /41. Fi. 8(24)/2015 / 10 /5=141479.– &A).-II] 

राकेश कक्कड़, उप -निदेशक 


ORDER 

New Delhi , the 24th August, 2015 
S . O . 2305 ( E ). — In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5 , 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) 
Order , 2013, read with S . O . 1394 ( E ), dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals 
and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA ) hereby fixes the price as 
specified in column (5 ) of the table hereto annexed as the retail price , exclusive of local taxes, if any in relation to the 
formulation specified in the corresponding entry in column (2 ) of the said Table with the strength and unit specified 
respectively in the corresponding entries in columns (3 ) and (4 ) thereof; manufactured and marketed by M /s. Korten 
Pharmaceuticals Pvt. Ltd . and M /s. Neon Lab . Ltd ., respectively . 

TABLE 


Sl. 
No. 


Unit 


Name of the Scheduled 
Formulation 


Strength 


Retail Price 

(Rs.) 


(1) 


(2) 


(3) 


(5) 


Each ml contains: 
Paracetamol 10mg 


1. 


1 ml 


2.10 


Paracetamol Infusion 
( 10mg/ml) 


Note : 
(a ) 


(b ) 


(e) 


Themanufacturer of abovementioned formulation i.e. “ new drug” under paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 shall fix 
the retail price as specified in column (5 ) of the table hereinabove . 
The manufacturermay add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail 
price mentioned in the column (5 ) of the abovesaid table. 
The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in 
accordance with the retail price specified in column (5 ) of the above table as per provisions contained in paragraph 
11 of the DPCO , 2013 . Themanufacturer shall issue a price list in Form - V as per the paragraph 24 (2 ) of the DPCO , 
2013 . 
Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above 
table, launches a new drug as per paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 then he shall apply for prior price approval of 
such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule - II of the DPCO , 2013. 
The abovementioned retail price is applicable only to the individualmanufacturers/marketer as mentioned above 
i.e. who has applied for the sameby submitting Form - I for price fixation /revision as stipulated under DPCO , 2013 
and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant 
statutes/rules, includingmanufacturing license permission from the Competent Authority i.e . the Central/State 
Licensing Authority , as may be applicable,by the concerned manufacturers /marketing companies. 
The concerned manufacturer of abovesaid formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA , in respect of 
its production /import and sale in Form - III of schedule -II of the DPCO , 2013 .Manufacturer , in case intending to 
discontinue abovesaid formulation then he shall furnish information to the NPPA , in respect of discontinuation of 
the production and /or import of abovesaid formulation in Form IV of schedule - II of the DPCO , 2013 at least six 
months prior to the intended date of discontinuation . 
In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified 
hereinabove, then the concerned manufacturer /marketing company shall be liable to deposit the overcharged 
amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO , 2013 read with the Essential Commodities 
Act, 1955. 


16 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3 ( ii)] 


( h) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2 ) of the abovementioned 

table in this notification , the price order(s ) if any , issued for concerned manufacturer/marketer prior to the abovesaid 
date of notification , stand superseded . 

[ PN/156/ 24/ 2015/ F/ E. No. 8( 24 )/ 2015 / D . P./ NPPA- Div.-II ] 

RAKESH KAKKAR , Dy.Director 
आदेश 

नई दिल्ली, 24 अगस्त , 2015 
का . आ . 2306 ( अ ). — राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी 
का . आ . 1394( अ), तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप 
में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5 ) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ ( 3) में की क्रमशः तत्स्थानी 
प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और इकाई ( यूनिट ) सहित उस सारणी के स्तंभ ( 2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स इनोवा कैपटेब और 
मैसर्स इन्डोको रेमीडिज़ लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों क्रमशः में से प्रत्येक की , स्थानीय कर, यदि कोई है, को 
छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य इकाई नियत करती है । 

सारणी 


5.81 


क्र . अनुसूचित विनिर्मिति का नाम 

प्रबलता 

इकाई 

खुदरा मूल्य 

(रु.) 
1 2 

5 
प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : 
1. पेरासिटामोल + ट्रामोडोल पेरासिटामोल 325 मिग्रा 

1 गोली 

5 .81 
एचसीएल गोलियां 

ट्रामोडोल एचसीएल 37.5 मिग्रा 
( डोलिन्सटा- पी ) 
नोट : 

विर्निमाता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो " नई ड्रग” डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी 

के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे । 
ख ) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह 

देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं । 
औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ ( 5 ) 
में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें । निर्माता औषध ( मूल्य 

नियंत्रण ) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें । 
( घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता 

से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश , 
2013 के पैराग्राफ २(u) के अनुसार औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से 

एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा । 
( ड .) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत ( खुदरा मूल्य ) केवल उपर्युक्त निर्माता /विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध ( मूल्य 

नियंत्रण ) आदेश , 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण / संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा 
निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों /नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय / राज्य 
लाइसेंसिंग ऑथिरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता / विपणन कम्पनियां 

जो अनुपालन करती हैं । 
( च ) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन / आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश , 2013 

के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई 
निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत कराएगा । इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों 
के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छ: महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर 
एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा । 


बलता 


[ T1 II — OS 3( ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


17 


( छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ 

37f9f4H , 1955 Pet The 19731731), 2013 – OTTET 3711 Hea 37yHpa Pig ca THT Cheat fels 

दायी होंगे । 
( ज ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत 
होने के परिणामस्वरूप , आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे । 
[Tİ. Fİ./ 156 / 24 / 2015 / a /41. Fİ. 8 (24 )/ 2015 / 10 / 194195 - f90 .- II] 

राकेश कक्कड़, उप -निदेशक 
ORDER 

New Delhi,the 24th August , 2015 
S .O . 2306 ( E ). — In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5 , 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) 
Order, 2013 , read with S .O . 1394 (E ), dated the 30th May , 2013 issued by theGovernment of India in the Ministry of Chemicals 
and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA ) hereby fixes the price as 
specified in column (5 ) of the table hereto annexed as the retail price , exclusive of local taxes, if any in relation to the 
formulation specified in the corresponding entry in column (2 ) of the said Table with the strength and unit specified 
respectively in the corresponding entries in columns (3 ) and (4 ) thereof; manufactured and marketed by M /s. Innova 
Captab and M /s. Indoco Remedies Ltd . respectively . 

TABLE 


Sl. 
No. 


Unit 


Name of the Scheduled 
Formulation 


Strength 


Retail Price 

(Rs.) 


(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


Each film coated tablet contains : 
Paracetamol 325mg 
Tramadol HCl37 .5mg 


1 Tablet 


Paracetamol + 
TramadolHCI Tablet 
(Dolinsta - P ) 


5.81 


Note : 


(a ) 


(b ) 


Themanufacturer of abovementioned formulation i.e. “ new drug” under paragraph 2 ( u ) of the DPCO , 2013 shall fix 
the retail price as specified in column (5 ) of the table hereinabove. 
Themanufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail 
price mentioned in the column (5 ) of the abovesaid table. 
The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in 
accordance with the retail price specified in column (5 ) of the above table as per provisions contained in paragraph 
11 of the DPCO , 2013 . Themanufacturer shall issue a price list in Form - V as per the paragraph 24 (2 ) of the DPCO , 
2013. 
Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above 
table , launches a new drug as per paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 then he shall apply for prior price approval of 
such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule- II of the DPCO , 2013 . 
The abovementioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer asmentioned above 
i.e. who has applied for the sameby submitting Form - I for price fixation /revision as stipulated under DPCO , 2013 
and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant 
statutes/rules, includingmanufacturing license permission from the Competent Authority i.e . the Central/State 
Licensing Authority , as may be applicable,by the concerned manufacturers /marketing companies . 
The concerned manufacturer ofabovesaid formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA , in respect of 
its production / import and sale in Form - III of schedule- II of the DPCO , 2013 . Manufacturer, in case intending to 
discontinue abovesaid formulation then he shall furnish information to the NPPA , in respect of discontinuation of 
the production and /or import of abovesaid formulation in Form IV of schedule - II of the DPCO , 2013 at least six 
months prior to the intended date of discontinuation . 
In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instantprice notification and notes specified 
hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged 
amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO , 2013 read with the Essential Commodities 
Act, 1955 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3 ( ii)] 


( h) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2 ) of the abovementioned 

table in this notification , the price order(s ) if any , issued for concerned manufacturer/marketer prior to the abovesaid 
date of notification , stand superseded . 

[ PN/156/ 24/ 2015/ F/ E. No. 8( 24 )/ 2015 / D . P./ NPPA- Div.-II ] 

RAKESH KAKKAR , Dy.Director 
आदेश 

नई दिल्ली, 24 अगस्त , 2015 
का . आ . 2307 ( अ ). — राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी 
का . आ . 1394( अ), तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप 
में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ ( 3) में की क्रमशः तत्स्थानी 
प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और इकाई ( यूनिट ) सहित उस सारणी के स्तंभ (2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स रिलीफ बायोटेक 
प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स रेडिक्यूरा फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों क्रमशः में से प्रत्येक 
की , स्थानीय कर , यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है । 

सारणी 


क्र . 


अनुसूचित विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


इकाई 


खुदरा मूल्य 

( रु.) 


1 


2 


प्रत्येक हार्ड जेलेटिन कैपसूल में : 
ओमेप्राजोल 20 मिग्रा 
( एंट्रिक लिपित पेलेट्स के समान ) 
डोमपेरीडोन 10 मिग्रा 


1 कैपसूल 


ओमेप्राजोल + डोमपेरीडोन 
कैपसूल ( अल्क्योर - डी ) 


4.15 


बलता 


नोट : 
( क ) विर्निमाता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो " नई ड्रग” डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी 

के स्तंभ (5) मे विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे । 
ख ) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह 

देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं । 

औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ ( 5 ) 
में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें । निर्माता औषध ( मूल्य 

नियंत्रण ) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें । 
( घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता 

से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश , 
2013 के पैराग्राफ २(u) के अनुसार औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से 

एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा । 
( ड .) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत ( खुदरा मूल्य ) केवल उपर्युक्त निर्माता /विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध ( मूल्य 

नियंत्रण ) आदेश , 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण / संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा 
निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों / नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय / राज्य 
लाइसेंसिंग ऑथिरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता / विपणन कम्पनियां 

जो अनुपालन करती हैं । 
( च ) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन / आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश , 2013 

के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई 
निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत कराएगा । इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों 
के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छ: महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर 
एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा । 


[ 471 II — 05 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( छ ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ 

अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए 
दायी होंगे । 
इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ ( 2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत 
होने के परिणामस्वरूप , आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं , स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे । 
[C.T. Fİ./ 156 / 24 / 2015 / fa /41. Fi. 8(24)/2015 / 10 /5=141475.=f&d).-II] 

राकेश कक्कड, उप -निदेशक 
ORDER 

New Delhi , the 24th August, 2015 
S .O . 2307 (E ). — In exercise of the powers , conferred by paragraphs 5 , 11 and 15 of the Drugs ( Prices Control) 
Order, 2013, read with S.O . 1394(E ) dated the 30th May , 2013 issued by theGovernment of India in the Ministry of Chemicals 
and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA ) hereby fixes the price as 
specified in column (5 ) of the table hereto annexed as the retail price , exclusive of local taxes, if any in relation to the 
formulation specified in the corresponding entry in column (2 ) of the said Table with the strength and unit specified 
respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof ;manufactured and marketed by M /s. Relief Biotech 
Pvt. Ltd . and M /s. Radicura Pharmaceuticals Pvt. Ltd ., respectively. 

TABLE 


Strength 


Unit 


Sl. 
No. 


Name of the Scheduled 
Formulation 


Retail Price 

(Rs.) 


(1) 


(2) 


(3) 


(5) 


1 Capsule 


4 . 15 


Omeprazole + 
Domperidone Capsule 
(Ulcure D ) 


Each hard gelatin capsule contains: 
Omeprazole 20mg 
(as enteric coated Pellets ) 
Domperidone 10mg 


Note : 


(a) 


Themanufacturer of abovementioned formulation i.e . “ new drug ” under paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 shall fix 
the retail price as specified in column (5 ) of the table hereinabove. 


(b ) 


Themanufacturermay add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail 
price mentioned in the column (5 ) of the abovesaid table . 


The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in 
accordance with the retail price specified in column (5 ) of the above table as per provisions contained in paragraph 
11 of the DPCO , 2013. Themanufacturer shall issue a price list in Form - V as per the paragraph 24 (2 ) of the DPCO , 
2013 . 


Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above 
table , launches a new drug as per paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 then he shall apply for prior price approval of 
such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule- II of the DPCO , 2013 . 
The abovementioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above 
i.e. who has applied for the same by submitting Form -I for price fixation /revision as stipulated under DPCO , 2013 
and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant 
statutes/rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e . the Central/State 
Licensing Authority , as may be applicable,by the concerned manufacturers /marketing companies. 
The concerned manufacturer of abovesaid formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA , in respect of 
its production / import and sale in Form - III of schedule- II of the DPCO , 2013 . Manufacturer, in case intending to 
discontinue abovesaid formulation then he shall furnish information to the NPPA , in respect of discontinuation of 
the production and /or import of abovesaid formulation in Form - IV of schedule -II of the DPCO , 2013 at least six 
months prior to the intended date of discontinuation . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3 ( ii)] 


( g ) 


( h) 


In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified 
hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged 
amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO , 2013 read with the Essential Commodities 
Act, 1955 . 
Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2 ) of the abovementioned 
table in this notification , the price order (s) if any , issued for concerned manufacturer/marketer prior to the abovesaid 
date of notification , stand superseded . 

[PN/156/ 24/ 2015/ F/ E. No. 8( 24)/ 2015/ D. E/ NPPA - Div.- II ] 

RAKESH KAKKAR , Dy. Director 


आदेश 


नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2015 
का . आ . 2308 ( अ). — राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण , भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी 
का. आ . 1394( अ), तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप 
में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3 ) में की क्रमशः तत्स्थानी 
प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और इकाई ( यूनिट ) सहित उस सारणी के स्तंभ ( 2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स प्योर एंड क्योर 
हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स आरपीजी लाईफ साइंसेस लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों क्रमशः में से प्रत्येक 
की , स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है । 

सारणी 


क्र . 


अनुसूचित विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


इकाई 


खुदरा मूल्य 


1 


2 


3 


प्रत्येक अलिपित गोली में : 
टेल्मीसारटन 40 मिग्रा 
एमलोडिपिन बिसायलेट 
एमलोडिपिन 5 मिग्रा. के बराबर 


1 गोली 


टेल्मीसारटन + एमलोडिपिन 
गोलियां ( आरपीटीईएल - एएम ) 


7.19 


ग 


नोट : 
( क) विर्निमाता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो " नई ड्रग” डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी 

के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे । 
अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह 

देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं । 
( ग ) औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ ( 5 ) 

में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें ।निर्माता औषध ( मूल्य 

नियंत्रण) आदेश , 2013 के पैराग्राफ 24(2 ) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें । 
( घ ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता 

से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश , 
2013 के पैराग्राफ २(u) के अनुसार औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से 
एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा । 
उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत ( खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता / विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध ( मूल्य 
नियंत्रण ) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण / संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा 
निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों / नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय / राज्य 
लाइसेंसिंग ऑथिरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता / विपणन कम्पनियां 
जो अनुपालन करती हैं । 


[ भाग II — खंड 3( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ठ ) 


वानमा 


( च ) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन / आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश, 2013 

के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई 
निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत कराएगा । इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों 
के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छ: महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर 
एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा । 
विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ 
अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए 
दायी होंगे । 
इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ ( 2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत 
होने के परिणामस्वरूप , आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे । 
[ कां . सं./ 156 / 24 / 2015 / वि / फा. सं. 8(24)/ 2015 / डीपी / एनपीपीए. - डिवी.-II ] 

राकेश कक्कड, उप -निदेशक 


ORDER 


New Delhi,the 24th August, 2015 
S .O . 2308 (E ). — In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5 , 11, and 15 of the Drugs (Prices Control) 
Order , 2013 , read with S .O . 1394 ( E ) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals 
and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA ) hereby fixes the price as 
specified in column (5 ) of the table hereto annexed as the retail price , exclusive of local taxes, if any in relation to the 
formulation specified in the corresponding entry in column ( 2 ) of the said Table with the strength and unit specified 
respectively in the corresponding entries in columns (3 ) and (4 ) thereof; manufactured and marketed by M /s. Pure and Cure 
Healthcare Pvt. Ltd ., and M /s. RPG Life Sciences Ltd ., respectively . 

TABLE 


Sl. 
No. 


Unit 


Name of the Scheduled 
Formulation 


Strength 


Retail Price 

( Rs. ) 


(1 ) 


( 2) 


(3 ) 


(5 ) 


1 . 


1 Tablet 


7. 19 


Each uncoated tablet contains: 
Telmisartan 40mg 
Amlodipine Besilate eq . to 
Amlodipine 5mg 


Telmisartan + 
Amlodipine Tablet 
( RPTEL- AM) 


Note : 


( a ) 


( b ) 


The manufacturer of abovementioned formulation i.e. “ new drug” under paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 shall fix 
the retail price as specified in column (5 ) of the table hereinabove. 
The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail 
price mentioned in the column (5 ) of the abovesaid table . 
The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in 
accordance with the retail price specified in column (5 ) of the above table as per provisions contained in paragraph 
11 of the DPCO , 2013 . The manufacturer shall issue a price list in Form - V as per the paragraph 24 (2 ) of the DPCO , 
2013. 
Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above 
table, launches a new drug as per paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 then he shall apply for prior price approval of 
such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule- II of the DPCO , 2013. 
The abovementioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above 
i.e. who has applied forthe same by submitting Form-I for price fixation/revision as stipulated under DPCO, 2013 
and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant 
statutes/rules, includingmanufacturing license permission from the Competent Authority i.e . the Central/State 
Licensing Authority, as may be applicable ,by the concerned manufacturers /marketing companies. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3 (ii )] 


The concerned manufacturer of abovesaid formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA , in respect of 
its production /import and sale in Form -III of schedule - II of the DPCO , 2013.Manufacturer, in case intending to 
discontinue abovesaid formulation then he shall furnish information to the NPPA , in respect of discontinuation of 
the production and/ orimport of abovesaid formulationin Form-IV of schedule- II of the DPCO, 2013 at least six 
months prior to the intended date of discontinuation . 
In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instantprice notification and notes specified 
hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged 
amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO , 2013 read with the Essential Commodities 

Act , 1955 . 
Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2 ) of the abovementioned 
table in this notification, the price order(s ) if any, issued for concerned manufacturer/marketer prior to the abovesaid 
date of notification , stand superseded . 

[ PN/ 156/ 24/ 2015/ F/ E. No. 8( 24)/ 2015 / D . P/ NPPA- Div.- II ] 

RAKESH KAKKAR , Dy. Director 


आदेश 

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2015 
का . आ . 2309 ( अ). राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण , भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी 
का . आ . 1394 ( अ ), तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय , राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप 
में एनपीपीए कहा जाता है ), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ ( 3) में की क्रमशः तत्स्थानी 
प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और इकाई ( यूनिट ) सहित उस सारणी के स्तंभ ( 2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स केडिला 
फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों में से प्रत्येक की , स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम 
खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है । 


सारणी 


क्र . 


अनुसूचित विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


इकाई 


खुदरा मूल्य 

(रु .) 


सं . 


1 


2 


1. 


1 गोली 


5. 81 


क्लोरथेलिडोन + 
मेटाप्रोलोल गोलियां 


प्रत्येक फिल्म लिपित बाईलेयर गोली में : 
क्लोरोथेलिडोन 12.50 मिग्रा 
मेटाप्रोलोल सक्सीनेट 23. 75 मिग्रा 
मेटाप्रोलोल टारट्रेट 25 मिग्रा के बराबर 
( एक्सटेन्डेड रिलीज फॉर्म के समान ) 


नोट : 
( क ) विनिमाता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो " नई ड्रग” डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी 

के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे । 
( ख ) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह 

देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं । 
( ग ) औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) 

में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें । निर्माता औषध ( मूल्य 
नियंत्रण ) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें । 
उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता 
से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश , 
2013 के पैराग्राफ २(u) के अनुसार औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश , 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से 
एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा । 


[ भाग II — खंड 3( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ड.) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता / विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध ( मूल्य 

नियंत्रण ) आदेश , 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण / संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निध 

रित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों / नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय / राज्य 
लाइसेसिंग ऑथिरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता /विपणन कम्पनियां 

जो अनुपालन करती हैं । 
( च ) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन / आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 

के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई 
निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत कराएगा । इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों 
के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छ: महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर 

एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा । 
( छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ 

अधिनियम , 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए 

दायी होंगे । 
( ज ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत 
होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे । 
[ कां. सं./ 156 / 24 / 2015 / वि / फा. सं. 8(24)/ 2015 / डीपी / एनपीपीए. - डिवी.-II ] 

राकेश कक्कड, उप -निदेशक 
ORDER 

New Delhi,the 24th August , 2015 
S .O . 2309 ( E ). — In exercise of the powers , conferred by paragraphs 5 , 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) 
Order, 2013 , read with S .O . 1394 ( E ), dated the 30th May , 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals 
and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA ) hereby fixes the price as 
specified in column (5 ) of the table hereto annexed as the retail price , exclusive of local taxes, if any in relation to the 
formulation specified in the corresponding entry in column ( 2 ) of the said Table with the strength and unit specified 
respectively in the corresponding entries in columns ( 3) and (4 ) thereof ;manufactured as well as marketed by M /s. Cadila 
Pharmaceuticals Ltd . 

TABLE 


Sl. 
No . 


Unit 


Name of the Scheduled 
Formulation 


Strength 


Retail Price 

( Rs.) 


(1 ) 


( 2) 


(3 ) 


(5 ) 


1 Tablet 


5.81 


Chlorthalidone + 
Metoprolol Tablet 


Each film coated bilayer tablet contains: 
Chlorthalidone 12.50mg 
Metoprolol succinate 23. 75 eq. to 
Metoprolol Tartrate 25mg 
(as extended release form ) 


Note : 


( a ) 


( b ) 


The manufacturer of abovementioned formulation i.e .“ new drug” under paragraph 2(u ) of the DPCO , 2013 shall fix 
the retail price as specified in column (5 ) of the table hereinabove. 
Themanufacturer may add local taxes only ifthey have paid actually or it is payable to the Government on the retail 
price mentioned in the column (5 ) of the abovesaid table . 
The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in 
accordance with the retail price specified in column (5 ) of the above table as per provisions contained in paragraph 
11 of the DPCO , 2013 . The manufacturer shall issue a price list in Form - V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO , 
2013. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3 ( ii)] 


( d ) 


Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above 
table , launches a new drug as per paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 then he shall apply for prior price approval of 
such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule - II of the DPCO , 2013 . 
The abovementioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer asmentioned above 
i.e. who has applied for the sameby submitting Form - I for price fixation /revision as stipulated under DPCO , 2013 
and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant 
statutes/rules, includingmanufacturing license permission from the Competent Authority i.e . the Central/ State 
Licensing Authority , as may be applicable , by the concerned manufacturers/marketing companies. 
The concerned manufacturer of abovesaid formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of 
its production /import and sale in Form -III of schedule-II of the DPCO , 2013 . Manufacturer, in case intending to 
discontinue abovesaid formulation then he shall furnish information to the NPPA , in respect of discontinuation of 
the production and/ orimport of abovesaid formulationin Form-IV of schedule- II of the DPCO , 2013 at least six 
months prior to the intended date of discontinuation . 
In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified 
hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged 
amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO , 2013 read with the Essential Commodities 

Act, 1955 . 
Consequent to the issue ofretail price of the aforesaid formulation as specified in column (2 ) of the abovementioned 
table in this notification , the price order(s ) if any , issued for concerned manufacturer /marketer prior to the abovesaid 
date of notification , stand superseded . 

[PN/156/24/2015/ F/ E. No. 8(24)/2015/ D. P/ NPPA- Div .-II ] 

RAKESH KAKKAR , Dy. Director 
आदेश 


नई दिल्ली, 24 अगस्त , 2015 
का . आ . 2310 ( अ). राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी 
का. आ . 1394( अ) तारीख 30 मई , 2013 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण ) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय , राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप 
में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5 ) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ ( 3 ) मे की क्रमशः तत्स्थानी 
प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और इकाई ( यूनिट ) सहित उस सारणी के स्तंभ ( 2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स न्योन लैबोरेट्रीज़ 
लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों में से प्रत्येक की , स्थानीय कर, यदि कोई है , को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य 
के रूप में नियत करती है । 


सारणी 


क्र . 


अनुसूचित विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


इकाई 


खुदरा मूल्य 

( रु . ) 


1 


2 


3 


5 


1. 


प्रत्येक वायल में : 
वैनकोमाइसिन एचसीएल 
वैनकोमाइसिन 250 मिग्रा के बराबर 


प्रति पैक 


वैनकोमाइसिन इन्फयूजन 
( वैनकिंग) 


256. 30 


नोट : 
(क ) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो “ नई ड्रग ” डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी 

के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे । 
अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह 
देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं । 
औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) 
में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें । निर्माता औषध ( मूल्य 
नियंत्रण) आदेश , 2013 के पैराग्राफ 24( 2 ) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें | 


[ भाग II — खंड 3( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


_ 25 


( घ ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता 

से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश , 
2013 के पैराग्राफ २( u) के अनुसार औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से 

एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा । 
( ड.) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत ( खुदरा मूल्य ) केवल उपर्युक्त निर्माता /विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध ( मूल्य 

नियंत्रण ) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण / संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा 
निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों /नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय / राज्य 
लाइसेसिंग ऑथिरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता / विपणन कम्पनियां 
जो अनुपालन करती हैं । 
उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन / आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश, 2013 
के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई 
निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत कराएगा । इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों 
के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छ: महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर 
एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा । 
विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ 
अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए 
दायी होंगे । 
इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ ( 2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत 
होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे । 
[ कां . सं./ 156 / 24 / 2015 / वि / फा . सं. 8(24 )/ 2015 / डीपी / एनपीपीए.- डिवी.-II ] 

राकेश कक्कड, उप -निदेशक 


ORDER 


New Delhi, the 24th August, 2015 
S . O . 2310 (E ). — In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5 , 11 and 15 of the Drugs ( Prices Control) 
Order, 2013, read with S .O . 1394 (E ) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals 
and Fertilizers , the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA ) hereby fixes the price as 
specified in column (5 ) of the table hereto annexed as the retail price , exclusive of local taxes, if any in relation to the 
formulation specified in the corresponding entry in column (2 ) of the said Table with the strength and unit specified 
respectively in the corresponding entries in columns (3 ) and (4 ) thereof; manufactured as well as marketed by M /s. Neon 
Lab . Ltd . 

TABLE 


Strength 


Unit 
Unit 


Sl. 

No. 
(1) 


Name of the Scheduled 
Formulation 
(2) 


Retail Price 

( Rs. ) 


___ ( 3 ) 


(5 ) 


1 . 


Each vial contains: 
Vancomycin HCl eq. to 
Vancomycin 250mg 


Each Pack 


Vancomycin Infusion 
( Vanking ) 


256.30 


Note: 


( a ) 


( b) 


Themanufacturer of abovementioned formulation i.e. “ new drug ” underparagraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 shall fix 
the retail price as specified in column (5 ) of the table hereinabove. 
The manufacturer may add local taxes only ifthey have paid actually or it is payable to the Government on the retail 
price mentioned in the column (5 ) of the abovesaid table. 
The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in 
accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 
11 of the DPCO , 2013 . The manufacturer shall issue a price list in Form - V as per the paragraph 24 ( 2 ) of the DPCO , 
2013 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3 ( ii)] 


Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above 
table, launches a new drug as per paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 then he shall apply for prior price approval of 
such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule- II of the DPCO , 2013 . 
The abovementioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above 
i.e. who has applied for the sameby submitting Form - I for price fixation /revision as stipulated under DPCO , 2013 
and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant 
statutes/rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State 
Licensing Authority, as may be applicable , by the concerned manufacturers/marketing companies . 
The concerned manufacturer of abovesaid formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of 
its production / import and sale in Form -III of schedule - II of the DPCO , 2013. Manufacturer, in case intending to 
discontinue abovesaid formulation then he shall furnish information to the NPPA , in respect of discontinuation of 
the production and /or import of abovesaid formulation in Form - IV of schedule - II of the DPCO , 2013 at least six 
months prior to the intended date of discontinuation . 
In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified 
hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged 
amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO , 2013 read with the Essential Commodities 
Act, 1955 . 
Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2) of the abovementioned 
table in this notification , the price order (s ) if any, issued for concerned manufacturer/marketer prior to the abovesaid 
date of notification, stand superseded . 

[ PN/156/ 24/ 2015/ F/ E. No. 8( 24 )/ 2015 / D . P./ NPPA- Div.-II ] 

RAKESH KAKKAR , Dy. Director 
आदेश 

नई दिल्ली, 24 अगस्त , 2015 
का . आ . 2311 ( अ ). — राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण , भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी 
का . आ . 1394( अ) तारीख 30 मई , 2013 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण ) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप 
में एनपीपीए कहा जाता है ), नीचे की सारणी के स्तंभ (5 ) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ ( 3 ) में की क्रमशः तत्स्थानी 
प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और इकाई ( यूनिट ) सहित उस सारणी के स्तंभ ( 2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स न्योन लैबोरेट्रीज़ 
लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों में से प्रत्येक की , स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य 
के रूप में नियत करती है । 

सारणी 


अनुसूचित विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


इकाई 


खुदरा मूल्य 


42.00 


1 2 

3 

___ 4 
प्रत्येक 50सेमी के पेच में : 
डिक्लोफेनेक डाईइथायलामिन डिक्लोफेनेक डाईइथायलामिन -100मिग्रा. 1 पेच 
पेच 

(डिक्लोफेनेक ट्रान्सडर्मल ) 
नोट : 
( क) विर्निमाता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो " नई ड्रग” डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी 

के स्तंभ (5 ) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे । 
( ख ) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह 

देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं । 
(ग ) औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) 

में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें ।निर्माता औषध (मूल्य 
नियंत्रण ) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24( 2 ) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें । 


[ भाग II — खंड 3( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


27 


( घ ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता 

से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश , 
2013 के पैराग्राफ २( u) के अनुसार औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से 

एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा । 
___ उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत ( खुदरा मूल्य ) केवल उपर्युक्त निर्माता /विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध ( मूल्य 

नियंत्रण ) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण / संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा 
निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों /नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय / राज्य 
लाइसेसिंग ऑथिरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता / विपणन कम्पनियां 

जो अनुपालन करती हैं । 
( च) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन / आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 

के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई 
निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत कराएगा । इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों 
के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छ: महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर 
एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा । 
विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ 
अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए 

दायी होंगे । 
( ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत 
होने के परिणामस्वरूप , आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे । 
- [ कां . सं./ 156 / 24 / 2015 / वि / फा. सं. 8(24 )/ 2015 / डीपी / एनपीपीए.- डिवी.-II ] 

राकेश कक्कड, उप -निदेशक 


ORDER 

New Delhi, the 24th August, 2015 
S .O . 2311 ( E ). - In exercise of the powers , conferred by paragraphs 5 , 11 and 15 of the Drugs ( Prices Control) Order , 
2013, read with S .O . 1394( E ) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and 
Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA ) hereby fixes the price as specified 
in column (5 ) of the table hereto annexed as the retail price , exclusive of local taxes, if any in relation to the formulation 
specified in the corresponding entry in column (2 ) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the 
corresponding entries in columns ( 3 ) and ( 4 ) thereof; manufactured and marketed by M /s. Sparsha Pharma International 
Pvt. Ltd ., and M /s. Zuventus Healthcare Ltd ., respectively . 

TABLE 


Sl . 
No . 


Unit 


Name of the Scheduled 
Formulation 


Strength 


Retail Price 

( Rs .) 


( 1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


__ (5 ) 


Each patch 50cm2 contains: 
Diclofenac Diethylamine 100mg 


1. 


1 Patch 


42. 00 


Diclofenac Diethylamine 
Patch 
(Diclofenac Transdermal) 


Note: 
( a ) 


( b ) 


Themanufacturer of abovementioned formulation i.e. “ new drug ” under paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 shall fix 
the retail price as specified in column (5 ) of the table hereinabove. 
Themanufacturer may add local taxes only ifthey have paid actually or it is payable to the Government on the retail 
price mentioned in the column (5 ) of the abovesaid table. 
The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in 
accordance with the retail price specified in column (5 ) of the above table as per provisions contained in paragraph 
11 of the DPCO , 2013 . The manufacturer shall issue a price list in Form - V as per the paragraph 24 (2 ) of the DPCO , 
2013. 


( c) 


28 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3 ( ii)] 


( d ) 


Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above 
table , launches a new drug as per paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 then he shall apply for prior price approval of 
such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule -II of the DPCO , 2013 . 


The abovementioned retail price is applicable only to the individualmanufacturers/marketer as mentioned above 
i.e. who has applied for the sameby submitting Form - I for price fixation /revision as stipulated under DPCO , 2013 
and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant 
statutes/rules , includingmanufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/ State 
Licensing Authority, as may be applicable ,by the concerned manufacturers /marketing companies. 


The concerned manufacturer of abovesaid formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA , in respect of 
its production/import and sale in Form- III of Schedule-II of the DPCO, 2013. Manufacturer , in caseintending to 
discontinue abovesaid formulation then he shall furnish information to the NPPA , in respect of discontinuation of 
the productionand / orimport of abovesaid formulationin Form- IV of Schedule-II of the DPCO , 2013 at least six 
months prior to the intended date of discontinuation . 
In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified 
hereinabove, then the concerned manufacturer /marketing company shall be liable to deposit the overcharged 
amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO , 2013 read with the Essential Commodities 

Act , 1955 . 
Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2) of the abovementioned 
table in this notification , the price order (s) if any, issued for concerned manufacturer/marketer prior to the abovesaid 
date of notification , stand superseded . 

[PN/156/ 24/ 2015/ F/ E. No. 8(24 )/ 2015/ D. P / NPPA- Div.-II] 


( h ) 


RAKESH KAKKAR , Dy. Director 


आदेश 


C 


. 


नई दिल्ली, 24 अगस्त , 2015 
का . आ . 2312 ( अ). — राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण , भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी 
का . आ . 1394 ( अ ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध ( कीमत नियत्रण ) आदेश, 2013 के पैरा 5 , 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप 
में एनपीपीए कहा जाता है ), नीचे की सारणी के स्तंभ (5 ) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ ( 3 ) में की क्रमशः तत्स्थानी 
प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और इकाई ( यूनिट ) सहित उस सारणी के स्तंभ (2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स एरिस्टो 
फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों में से प्रत्येक की , स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर 
अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है । 


सारणी 


क्र . 


अनुसूचित विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


इकाई 


खुदरा मूल्य 


4 


5 


1 . 


76. 19 


ऑक्सीटेकेन+ एल्यूमीनियम 
हाइड्रोक्साइड + मैंगनीशियम 
हाइड्रोक्साइड डल 
( पेन्टॉप ओ एक्स 200मिलि जैल , 
एनेस्थेटिक एन्टासिड जेल ) 


प्रत्येक 5 मिलि में : 
ऑक्सीटेकेन 10मिग्रा. 

200 मिलि पैक 
एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड 0. 291 ग्राम 
( एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड 
पेस्ट के बराबर 0.380 ग्राम ऑफ ड्राइड 
एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड जैल के समान जोड़ा गया ) 
मैंगनीशियम हाइड्रोक्साइड 98मिग्रा. 
(मैंगनीशियम हाइड्रोक्साइड पेस्ट ) 
सामग्री सारबिटाल स्वीटनर के समान 
प्रत्येक 5 मिलि में ( एक बड़ी चम्मच) में 


[ भाग II — खंड 3( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


0 . 29 


एक्टीवेटेड डाईमेथीकोन + 
मैंगनीषियम हाइड्रोक्साइड + 
ड्राइड एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड 
+ सॉरबिटाल सोल्यूशन 
( पैनटाप एमपीएस लिक्विड 
200मिलि , एन्टासिड एन्टीगैस 
लिक्विड ) 


एक्टीवेटेड डाईमेथीकोन 50मिग्रा , __ 1 मिलि 
मैंगनीशियम हाइड्रोक्साइड 250मिग्रा 
(मैंगनीशियम हाइड्रोक्साइड पेस्ट सामग्री जोड़ी ) 
ड्राइड एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड जैल 250 मिग्रा 
( एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पेस्ट सामग्री जोड़ी ) 
सॉरबिटोल सॉल्युषन (70 % ) 
( नॉन क्रिस्टीलाइजिंग) 1 -25 ग्राम 


नोट : 
( क ) विर्निमाता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो " नई ड्रग” डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी 

के स्तंभ (5) मे विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे । 
( ख ) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह 

देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं । 
औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) 
में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें । निर्माता औषध ( मूल्य 

नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें । 
( घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ ( 5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता 

से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश , 
2013 के पैराग्राफ २(u) के अनुसार औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से 

एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा । 
( ड.) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत ( खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता / विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध ( मूल्य 

नियंत्रण ) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण / संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा 
निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों / नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय / राज्य 
लाइसेसिंग ऑथिरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता /विपणन कम्पनियां 
जो अनुपालन करती हैं । 
उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन / आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश , 2013 
के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई 
निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत कराएगा । इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों 
के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छ: महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर 
एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा । 
विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ 
अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए 
दायी होंगे । 
इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ ( 2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत 
होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे । 
[ कां . सं. / 156 / 24 / 2015 / वि / फा. सं. 8(24 )/ 2015 / डीपी / एनपीपीए.- डिवी.-II ] 

राकेश कक्कड, उप निदेशक 


ORDER 


New Delhi,the 24th August, 2015 
S .O . 2312 ( E ). — In exercise of the powers , conferred by paragraphs 5 , 11 and 15 of the Drugs ( Prices Control) 
Order, 2013, read with S .O . 1394 (E ) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals 
and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA ) hereby fixes the price as 
specified in column (5 ) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to the 
formulation specified in the corresponding entry in column (2 ) of the said Table with the strength and unit specified 
respectively in the corresponding entries in columns ( 3) and (4 ) thereof; manufactured as well as marketed by M /s. Aristo 
Pharmaceuticals Pvt. Ltd . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — SEC. 3 ( ii )] 


TABLE 


Strength 


Unit 


Unit 


Si. 
No. 
(1) 


Retail Price 


Name of the Scheduled 
Formulation 

(2) 


Retail Price 

(Rs.) 


(3) 


(5 ) 


76 . 19 


Oxetacaine + Aluminium 
Hydroxide + Magnesium 
Hydroxide Gel 
(Pantop OX Gel 200ml 
Anesthetic Antacid Gel) 


Each 5mlcontains : 
Oxetacaine 10mg 

200 ml Pack 
Aluminium Hydroxide 0 .291gm 
(added as Aluminium Hydroxide paste 
eq . to 0 . 380 gm of Dried Aluminium Hydroxide Gel) 
Magnesium Hydroxide 98mg 
(added as Magnesium Hydroxide paste ) 
contains Sorbitol as sweetener 


1 ml 


0.29 


0 . 29 


Activated Dimethicone + 
Magnesium Hydroxide + 
Dried Aluminium 
Hydroxide + Sorbitol 
Solution 
( Pantop MPS Liquid 
200ml Antacid Antigas 
Liquid ) 


Each 5ml ( one teaspoonful) contains: 
Activated Dimethicone 50mg 
Magnesium Hydroxide 250mg 
(added as Magnesium Hydroxide Paste ) 
Dried Aluminium Hydroxide Gel-250mg 
(added as Aluminium Hydroxide Paste ) 
SorbitolSolution (70 % ) 
(non -crystallising) 1. 25g . 


Note : 
(a ) 


(b ) 


(e) 


The manufacturer of abovementioned formulation i.e. “ new drug” under paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 shall fix 
the retail price as specified in column (5 ) of the table hereinabove . 
Themanufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to theGovernment on the retail 
price mentioned in the column (5 ) of the abovesaid table . 
The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in 
accordance with the retail price specified in column (5 ) of the above table as per provisions contained in paragraph 
11 of the DPCO , 2013 . The manufacturer shall issue a price list in Form - V as per the paragraph 24 ( 2 ) of the DPCO , 
2013 . 
Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above 
table , launches a new drug as per paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 then he shall apply for prior price approval of 
such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule - II of the DPCO , 2013 . 
The abovementioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer asmentioned above 
i.e. who has applied for the sameby submitting Form - I for price fixation /revision as stipulated under DPCO , 2013 
and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant 
statutes/rules, includingmanufacturing license permission from the Competent Authority i.e . the Central/State 
Licensing Authority , as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies. 
The concerned manufacturer of abovesaid formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA , in respect of 
its production /import and sale in Form - III of Schedule - II of the DPCO , 2013 .Manufacturer, in case intending to 
discontinue abovesaid formulation then he shall furnish information to the NPPA , in respect of discontinuation of 
the production and /or import of abovesaid formulation in Form -IV of Schedule - II of the DPCO , 2013 at least six 
months prior to the intended date of discontinuation . 
In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified 
hereinabove , then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged 
amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO , 2013 read with the EssentialCommodities 
Act, 1955 . 
Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2 ) of the abovementioned 
table in this notification ,the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer /marketer prior to the abovesaid 
date of notification , stand superseded . 

[PN /156 /24 /2015 /F /F. No . 8 (24 )/2015 /D .P./NPPA -Div .- II ] 

RAKESH KAKKAR , Dy. Director 


Lo 


[ भाग II — खंड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


आदेश 


नई दिल्ली, 24 अगस्त , 2015 


का . आ . 2313 ( अ) . — राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी 
का . आ . 1394 ( अ) तारीख 30 मई , 2013 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण) आदेश , 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय , राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप 
में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ ( 5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ ( 3 ) मे की क्रमशः तत्स्थानी 
प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और इकाई ( यूनिट ) सहित उस सारणी के स्तंभ (2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स एमबायोटिक्स 
लैबोरेट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों में से प्रत्येक की , स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर 
अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है । 


सारणी 


क्र . 


अनुसूचित विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


इकाई 


खुदरा मूल्य 


1 


2 


3 


76. 19 


ऑक्सीटेकेन एल्यूमीनियम 
हाइड्रोक्साइड + मैंगनीशियम 
हाइड्रोक्साइड जैल 
( डेलसिड ओ ) 


प्रत्येक 5 मिलि में : 
ऑक्सीटेकेन 10मिग्रा. 

200 मिलि पैक 
एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड 0. 291 ग्राम 
( एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड 
पेस्ट के बराबर 0. 380 ग्राम ऑफ ड्राइड 
एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड जैल के समान जोड़ा गया ) 
मैंगनीशियम हाइड्रोक्साइड 98मिग्रा . 
(मैंगनीशियम हाइड्रोक्साइड पेस्ट ) 
सामग्री सारबिटाल स्वीटनर के समान 


नोट : 


(क ) विनिमाता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो “ नई ड्रग ” डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी 

के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे । 
अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ ( 5 ) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह 
देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं । 
औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) 
में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें । निर्माता औषध ( मूल्य 
नियंत्रण ) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें । 
उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता 
से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश, 
2013 के पैराग्राफ २(u ) के अनुसार औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश , 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से 
एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा । 
उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत ( खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता / विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध ( मूल्य 
नियंत्रण ) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण / संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा 
निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों /नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय / राज्य 
लाइसेसिंग ऑथिरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता /विपणन कम्पनियां 
जो अनुपालन करती हैं । 
उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन / आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 

फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । उपर्यक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई 
निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत कराएगा । इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों 
के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छ: महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर 
एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा । 


32 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — Sec . 3 ( ii )] 


( छ ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ 

अधिनियम , 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए 

दायी होंगे । 
( ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत 
होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे । 
[Tİ. 11./ 156 / 24 / 2015 / fa / ^ T. Tİ. 8(24 )/ 2015 / 0744/ 5441415 .-ft.-II] 

राकेश कक्कड, उप -निदेशक 
ORDER 

New Delhi,the 24th August, 2015 
S .O . 2313 (E ). — In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5 , 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) 
Order, 2013, read with S.O . 1394 (E ) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry ofChemicals 
and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA ) hereby fixes the price as 
specified in column (5 ) of the table hereto annexed as the retail price , exclusive of local taxes, if any in relation to the 
formulation specified in the corresponding entry in column (2 ) of the said Table with the strength and unit specified 
respectively in the corresponding entries in columns ( 3 ) and ( 4 ) thereof ;manufactured as well as marketed by M /s. Embiotics 
Lab . Pvt. Ltd . 


TABLE 


Strength 


Unit 


Si. 
No. 


Name of the Scheduled 
Formulation 


Retail Price 

(Rs.) 


( 1) 


(2 ) 


( 3) 


(5 ) 


76 .19 


Oxetacaine + Aluminium 
Hydroxide + Magnesium 
Hydroxide Gel 
(Delcid O ) 


Each 5ml contains: 
Oxetacaine 10mg 

200 mlPack 
Aluminium Hydroxide 0 .291gm 
(added as Aluminium Hydroxide paste 
eq . to 0 .380 gm of Dried Aluminium Hydroxide Gel) 
Magnesium Hydroxide 98mg 
(added as Magnesium Hydroxide paste ) 
contains Sorbitol as sweetener 


Note : 


(a ) 


Themanufacturer of abovementioned formulation i.e . “ new drug ” under paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 shall fix 
the retail price as specified in column (5 ) of the table hereinabove . 
Themanufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Governmenton the retail 
price mentioned in the column (5 ) of the abovesaid table . 
The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in 
accordance with the retail price specified in column (5 ) of the above table as per provisions contained in paragraph 
11 of the DPCO , 2013 . Themanufacturer shall issue a price list in Form - V as per the paragraph 24 (2 ) of the DPCO , 
2013 . 
Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above 
table , launches a new drug as per paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 then he shall apply for prior price approval of 
such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule- II of the DPCO , 2013 . 
The abovementioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above 
i.e. who has applied for the sameby submitting Form - I for price fixation /revision as stipulated under DPCO , 2013 
and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant 
statutes/rules, includingmanufacturing license permission from the Competent Authority i.e . the Central/ State 
Licensing Authority, as may be applicable ,by the concerned manufacturers /marketing companies. 
The concerned manufacturer of abovesaid formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA , in respect of 
its production /import and sale in Form -III of Schedule - II of the DPCO , 2013 .Manufacturer , in case intending to 
discontinue abovesaid formulation then he shall furnish information to the NPPA , in respect of discontinuation of 
the production and/or import of abovesaid formulation in Form - IV of Schedule - II of the DPCO , 2013 at least six 
months prior to the intended date of discontinuation . 


(e ) 


[ भाग II — खंड 3( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( h) 


In case the retail price ofaforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified 
hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged 
amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO , 2013 read with the Essential Commodities 

Act , 1955 . 
Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2 ) of the abovementioned 
table in this notification , the price order (s) if any , issued for concerned manufacturer/marketer prior to the abovesaid 
date of notification , stand superseded . 

[PN/156/ 24/ 2015/ F/ E. No. 8( 24)/ 2015/ D. P/ NPPA - Div.- II ] 

RAKESH KAKKAR , Dy. Director 


आदेश 


नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2015 
का . आ . 2314( अ). - राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण , भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी 
का . आ . 1394 ( अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय , राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप 
में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ ( 3) मे की क्रमशः तत्स्थानी 
प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और इकाई ( यूनिट ) सहित उस सारणी के स्तंभ ( 2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स निरमा लिमिटेड 
निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों में से प्रत्येक की , स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में 
नियत करती है । 


सारणी 


क्र . 


अनुसूचित विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


इकाई 


खुदरा मूल्य 


3 


___ 4 


प्रत्येक 100 मिलि. मे 


1 मिलि 


1 . 06 


फ्लूकोनाजोल + सोडियम 
क्लोराइड इन्जेक्शन 


फ्लूकोनाजोल २०० मिग्रा 
सोडियम क्लोराइड 0. 9 % डब्ल्यू / वी 
इंजेक्शन के लिए पानी - क्यू .एस . 


नोट : 
( क) विर्निमाता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो " नई ड्रग” डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी 

के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे । 
अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह 
देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं । 
औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश , 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) 
में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें ।निर्माता औषध ( मूल्य 
नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2 ) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें । 
उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता 
से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश , 
2013 के पैराग्राफ २(u) के अनुसार औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से 
एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा । 
उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत ( खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता / विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध ( मूल्य 
नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनबद्ध मल्य निर्धारण / संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा 
निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों /नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय / राज्य 
लाइसेसिंग ऑथिरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता / विपणन कम्पनियां 
जो अनुपालन करती हैं । 


34 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3 (ii )] 


( च ) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन / आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 

के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई 
निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत कराएगा । इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों 
के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छ: महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर 

एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा । 
( छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ 

अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए 
दायी होंगे । 
इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ ( 2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत 
होने के परिणामस्वरूप , आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है , स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे । 
[ कां . सं./ 156 / 24 / 2015 / वि / फा . सं. 8( 24 )/ 2015 / डीपी / एनपीपीए.-डिवी.-II] 

राकेश कक्कड़, उप - निदेशक 


ORDER 


New Delhi,the 24th August, 2015 
S . O . 2314 ( E ). — In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5 , 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) 
Order , 2013 , read with S .O . 1394 ( E ) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals 
and Fertilizers , the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA ) hereby fixes the price as 
specified in column (5 ) of the table hereto annexed as the retail price , exclusive of local taxes , if any in relation to the 
formulation specified in the corresponding entry in column (2 ) of the said Table with the strength and unit specified 
respectively in the corresponding entries in columns (3 ) and (4 ) thereof; manufactured as well asmarketed by M /s. Nirma 
Limited . 

TABLE 


Sl. 
No . 


Unit 


Name of the Scheduled 
Formulation 


Strength 


Unit 


RetailPrice 


( Rs. ) 


(1 ) 


( 2 ) 


Each 100 mlcontains: 
Fluconazole - 200mg 
Sodium Chloride - 0 .9 % w / v 
Water for injection - q .s . 


1 ml 


Fluconazole + 
Sodium Chloride Injection 


1 .06 


Note : 
(a ) 


( b ) 


The manufacturer of abovementioned formulation i.e .“ new drug” under paragraph 2(u ) of the DPCO , 2013 shall fix 
the retail price as specified in column (5 ) of the table hereinabove. 
The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail 
price mentioned in the column (5 ) of the abovesaid table . 
The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in 
accordance with the retail price specified in column (5 ) of the above table as per provisions contained in paragraph 
11 of the DPCO , 2013 . The manufacturer shall issue a price list in Form - V as per the paragraph 24 (2 ) of the DPCO , 
2013. 
Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above 
table, launches a new drug as per paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 then he shall apply for prior price approval of 
such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule- II of the DPCO , 2013. 
The abovementioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above 
i.e. who has applied forthe same by submitting Form-I for price fixation/revision as stipulated under DPCO, 2013 
and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant 
statutes/rules, includingmanufacturing license permission from the Competent Authority i.e . the Central/ State 
Licensing Authority, as may be applicable ,by the concerned manufacturers /marketing companies. 


[ भाग II 


खंड 3( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


35 


The concerned manufacturer of abovesaid formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA , in respect of 
its production/import and sale in Form-III of schedule-II of the DPCO , 2013. Manufacturer ,in case intending to 
discontinue abovesaid formulation then he shall furnish information to the NPPA , in respect of discontinuation of 
the production and/ orimport of abovesaid formulationin Form-IV of schedule- II of the DPCO, 2013 at least six 
months prior to the intended date of discontinuation . 
In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instantprice notification and notes specified 
hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged 
amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO , 2013 read with the Essential Commodities 

Act, 1955 . 
( h ) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2 ) of the abovementioned 

table in this notification , the price order(s ) if any , issued for concerned manufacturer /marketer priorto the abovesaid 
date of notification , stand superseded . 

[ PN/ 156/ 24/ 2015/ F/ E. No . 8(24)/ 2015 / D . P / NPPA- Div.- II ] 

RAKESH KAKKAR , Dy. Director 
आदेश 

नई दिल्ली, 24 अगस्त , 2015 
का . आ . 2315 ( अ ). — राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण , भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी 
का. आ . 1394 ( अ ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय , राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप 
में एनपीपीए कहा जाता है ), नीचे की सारणी के स्तंभ (5 ) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ ( 3 ) में की क्रमशः तत्स्थानी 
प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और इकाई ( यूनिट ) सहित उस सारणी के स्तंभ ( 2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स थियोन 
फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और मैसर्स एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों क्रमशः में से 
प्रत्येक की , स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है । 

सारणी 


क्र . 


अनुसूचित विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


इकाई 


खुदरा मूल्य 


प्रत्येक हार्ड जेलेटिन कैपसूल में : 
1. प्रेगाबालिन + मिकोबालामिन + प्रेगाबालिन- 75मिग्रा 

1 कैपसूल 

10. 92 
विटामिन बी6 + फोलिक एसिड + मिकोबालामिन- 750 माइक्रोग्राम 
बेनफोटिमीन कैपसूल 

विटामिन बी6 -1.5मिग्रा. 
(मेगान्यूरॉन पीजी / गैबामैक्स गोल्ड ) फोलिक एसिड-0.75मिग्रा, 

बेनफोटिमीन- 7.5मिग्रा. 
नोट : 
( क ) विर्निमाता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो " नई ड्रग ” डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी 

के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे । 
( ख ) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह 

देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं । 
औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश , 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) 
में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें ।निर्माता औषध ( मूल्य 
नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 (2 ) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें । 
उपर्युक्त सारणी के स्तंभ ( 5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता 
से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश, 
2013 के पैराग्राफ २(u) के अनुसार औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से 
एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा । 


A 


36 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


( ड.) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत ( खुदरा मूल्य ) केवल उपर्युक्त निर्माता / विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध ( मूल्य 

नियंत्रण) आदेश , 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण / संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा 
निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों / नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय / राज्य 
लाइसेसिंग ऑथिरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता /विपणन कम्पनियां 

जो अनुपालन करती हैं । 
( च) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन / आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 

के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई 
निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत कराएगा । इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों 
के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छ: महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर 

एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा । 
( छ ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ 

अधिनियम , 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए 
दायी होंगे । 
इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ ( 2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत 
होने के परिणामस्वरूप , आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे । 
[ कां . सं./ 156 / 24 / 2015 / वि / फा . सं. 8( 24) / 2015 / डीपी / एनपीपीए.- डिवी.-II] 

राकेश कक्कड़, उप - निदेशक 


ORDER 

New Delhi,the 24th August , 2015 
S . O . 2315 ( E ). — In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5 , 11 and 15 of the Drugs ( Prices Control) 
Order, 2013 , read with S . O . 1394 ( E ) dated the 30th May, 2013 issued by theGovernment of India in the Ministry of Chemicals 
and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA ) hereby fixes the price as 
specified in column (5 ) of the table hereto annexed as the retail price , exclusive of local taxes, if any in relation to the 
formulation specified in the corresponding entry in column ( 2 ) of the said Table with the strength and unit specified 
respectively in the corresponding entries in columns (3 ) and (4 ) thereof; manufactured and marketed by M /s. Theon 
Pharmaceuticals Ltd ., and M /s. Aristo Pharmaceuticals Pvt. Ltd . 

TABLE 


1 . 


Sl. Name of the Scheduled 

Strength 

Unit 

Retail Price 
No . Formulation 

( Rs.) 
(1 ) ( 2 ) __ ( 3 ) 

( 4) 

(5 ) 
Each hard gelatin Capsule contains: 
Pregabalin +Mecobalamin + Pregabalin 75mg 

1 Capsule 

10.92 
Vitamin B6 + Folic Acid + Mecobalamin 750mcg , 
Benfotiamine Capsule 

Vitamin B6 1.5mg 
(Meganeuron PG / 

Folic Acid 0 .75mg 
Gabamax Gold ) 

Benfotiamine 7.5mg 
Note : 

The manufacturer of abovementioned formulation i.e. “ new drug ” under paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 shall fix 
the retail price as specified in column (5 ) of the table hereinabove. 
Themanufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to theGovernment on the retail 
price mentioned in the column (5 ) of the abovesaid table . 
The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in 
accordance with the retail price specified in column (5 ) of the above table as per provisions contained in paragraph 
11 of the DPCO , 2013 . The manufacturer shall issue a price list in Form - V as per the paragraph 24 (2 ) of the DPCO , 
2013. 


( a) 


( b) 


[ भाग II 


खंड 3( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( d ) 


Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above 
table , launches a new drug as per paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 then he shall apply for prior price approval of 
such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule - II of the DPCO , 2013 . 
The abovementioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer asmentioned above 
i.e. who has applied for the sameby submitting Form - I for price fixation /revision as stipulated under DPCO , 2013 
and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant 
statutes/rules, includingmanufacturing license permission from the Competent Authority i.e . the Central/State 
Licensing Authority , as may be applicable , by the concerned manufacturers/marketing companies. 
The concerned manufacturer of abovesaid formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of 
its production/import and sale in Form-III of schedule- II of the DPCO, 2013. Manufacturer, in caseintending to 
discontinue abovesaid formulation then he shall furnish information to the NPPA , in respect of discontinuation of 
the production and/ orimport of abovesaid formulationin Form-IV of schedule- II of the DPCO , 2013 at least six 
months prior to the intended date of discontinuation . 
In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified 
hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged 
amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO , 2013 read with the Essential Commodities 

Act, 1955 . 
Consequent to the issue ofretail price of the aforesaid formulation as specified in column (2 ) of the abovementioned 
table in this notification , the price order (s ) if any, issued for concerned manufacturer/marketer prior to the abovesaid 
date of notification , stand superseded . 

[ PN/156/ 24 /2015/ F/ E. No . 8(24)/2015/ D. P/ NPPA- Div.- II ] 

RAKESH KAKKAR , Dy. Director 
आदेश 


नई दिल्ली, 24 अगस्त , 2015 
का . आ . 2316( अ). राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी 
का. आ . 1394( अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण ) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप 
में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5 ) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3 ) में की क्रमशः तत्स्थानी 
प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और इकाई ( यूनिट ) सहित उस सारणी के स्तंभ ( 2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स इन्टास 
फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों में से प्रत्येक की , स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम 
खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है । 

सारणी 


क्र . 


अनुसूचित विनिर्मिति का नाम 


प्रबलता 


ईकाई 


खुदरा मूल्य 


5 


1. 


1 गोली 


4 . 83 


प्रत्येक अलिपित बाइलेयर्ड गोली में : 
गिलिमिप्राइड 0-5मिग्रा. 
मेटफॉरमिन एचसीएल 1000मिग्रा 
(सस्टेन्ड रिलीज फार्म में ) 


गिलिमिप्राइड + मेटफॉरमिन 
गोलियां ( जोरिल एम 0.5 फोर्ट ) 


नोट : 
( क) विर्निमाता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो " नई ड्रग” डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी 

के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे । 


अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह 
देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं । 


38 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3( ii )] 


( ग ) औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) 

में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें ।निर्माता औषध ( मूल्य 
नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें । 
उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5 ) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता 
से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध ( मूल्य नियंत्रण) आदेश , 
2013 के पैराग्राफ २(u) के अनुसार औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से 
एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा । 
उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत ( खुदरा मूल्य ) केवल उपर्युक्त निर्माता / विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध ( मूल्य 
नियंत्रण ) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण / संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा 
निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों /नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय / राज्य 
लाइसेसिंग ऑथिरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता /विपणन कम्पनियां 

जो अनुपालन करती हैं । 
( च ) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन / आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश, 2013 

के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई 
निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत कराएगा । इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों 
के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छ: महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर 

एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा । 
( छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ 

अधिनियम , 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए 
दायी होंगे । 
इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत 
होने के परिणामस्वरूप , आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे । 
[ कां . सं./ 156 / 24 / 2015 / वि / फा . सं. 8( 24 )/ 2015 / डीपी / एनपीपीए. -डिवी.-II] 

राकेश कक्कड़, उप -निदेशक 


ORDER 

New Delhi,the 24th August, 2015 
S . O . 2316 ( E ). — In exercise of the powers , conferred by paragraphs 5 , 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) 
Order, 2013 , read with S . O . 1394 ( E ) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals 
and Fertilizers , the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA ) hereby fixes the price as 
specified in column (5 ) of the table hereto annexed as the retail price , exclusive of local taxes, if any in relation to the 
formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified 
respectively in the corresponding entries in columns (3 ) and ( 4 ) thereof;manufactured as well as marketed by M /s. Intas 
Pharmaceuticals Ltd . 


TABLE 


Strength 


Unit 


Si. 
No. 
(1) 


Name of the Scheduled 
Formulation 

(2 ) 


Retail Price 

( Rs.) 


(3 ) 


(5 ) 


1 Tablet 


4. 83 


Glimepiride + 
Metformin Tablet 
(Zoryl M 0 .5 Forte ) 


Each uncoated bilayered tablet contains: 
Glimepiride 0 .5mg 
Metformin HCL 1000mg 
(In sustained release form ) 


Note : 


( a) 


The manufacturer of abovementioned formulation i. e. “new drug” under paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 shall fix 
the retail price as specified in column (5 ) of the table hereinabove. 


[ 971 II — 05 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


39 


(b ) 


The manufacturer may add local taxes only ifthey have paid actually or it is payable to the Government on the retail 
price mentioned in the column (5 ) of the abovesaid table . 


The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in 
accordance with the retail price specified in column (5 ) of the above table as per provisions contained in paragraph 
11 of the DPCO , 2013 . The manufacturer shall issue a price list in Form - V as per the paragraph 24 (2 ) of the DPCO , 
2013. 


Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above 
table , launches a new drug as per paragraph 2 (u ) of the DPCO , 2013 then he shall apply for prior price approval of 
such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule- II of the DPCO , 2013 . 


(e) 


The abovementioned retail price is applicable only to the individualmanufacturers/marketer as mentioned above 
i.e. who has applied for the sameby submitting Form -I for price fixation /revision as stipulated under DPCO , 2013 
and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant 
statutes/rules , including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e . the Central /State 
Licensing Authority , as may be applicable , by the concerned manufacturers/marketing companies. 


The concerned manufacturer of abovesaid formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA , in respect of 
its production/ import and sale in Form -III of schedule- II of the DPCO , 2013. Manufacturer, in case intending to 
discontinue abovesaid formulation then he shall furnish information to the NPPA , in respect of discontinuation of 
the production and /or import of abovesaid formulation in Form - IV of schedule - II of the DPCO , 2013 at least six 
months prior to the intended date of discontinuation . 


In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified 
hereinabove, then the concerned manufacturer /marketing company shall be liable to deposit the overcharged 
amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO , 2013 read with the Essential Commodities 
Act, 1955 . 


Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2 ) of the abovementioned 
table in this notification , the price order(s ) if any, issued for concerned manufacturer/marketer prior to the abovesaid 
date of notification , stand superseded . 


[PN / 156 /24/2015/F /F. No . 8(24)/2015 /D .P./NPPA -Div.- II] 


RAKESH KAKKAR , Dy. Director 


शुद्धि - पत्र 


te facett, 24 3727 , 2015 


H1. 311 . 2317 (31). PETY BITTE Hry Reput yfCHu ħ 3TGEL 1. Ch1. 311 . 619 (31), arta 26 YTT, 2015 
( पेक्लीटेक्सल इंजेक्शन, 30मिग्रा / 5मिलि के अधिकतम मूल्य निर्धारण से सम्बन्धित), भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित सारणी के 
Echte DÝCH PO 4 nyare 381 ) Afyohle 46 Urt : 


के स्थान पर 


" yfa 15" 


पढ़ा जाए 


" 1 ffat " 


[ ]. 51./ 156 / 24 / 2015 / fa / n . Fİ. 8 (24 )/ 2015 / 04 /947475. - f€d.- II ] 


राकेश कक्कड, उप निदेशक 


40 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — Sec . 3 ( ii )] 


CORRIGENDUM 

New Delhi, the 24th August , 2015 
S . O . 2317 (E ). — The National Pharmaceuticals Pricing Authority s Order No. S .O . 619 (E ), dated the 26th 
February , 2015 (relating to the ceiling price of Paclitaxel Injection , 30mg/5ml), published in the Gazette of India , Extraordinary, 
of the Entry at SI. No. 381 in the Unit Column No. (4 ) of the table, both in Hindi & English version be read as follows: 

Instead of 
“ Each Pack " 
Read as 
“ 1 ml” 

[PN / 156 / 24 /2015/F/F. No . 8( 24 )/2015 /D .P./NPPA - Div .- II ] 

RAKESH KAKKAR , Dy. Director 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


